निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


12 ज्येष्ट 1942 ( श ० ) 
पटना, मंगलवार , 2 जून 2020 


( सं ० पटना 338 ) 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

29 मई 2020 
सं0 वि ० स ० विशेष समिति -01/2019-2023/ वि ० स ० — बिहार विधान सभा की अधिसूचना संख्या- 85 , 
दिनांक -22.01.2020 एवं 65, दिनांक- 04.02.2020 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया 
जाता है कि षोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र के दौरान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित 
अल्पसूचित प्रश्न संख्या-03 पर गठित विशेष समिति का कार्यकाल दिनांक- 31.05.2020 से षोड्श बिहार विधान सभा 
के विघटन तक के लिए विस्तारित किया जाता है : 
1. श्री अशोक कुमार ( क्षेत्र सं०-132 ) 

स ० वि ० स ० 

संयोजक 
2. श्री अनिल सिंह ( क्षेत्र सं०-236 ) 

स ० वि ० स 

सदस्य 
3. श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव ( क्षेत्र सं०-175 ) स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4. श्री तौसिफ़ आलम ( क्षेत्र सं०-52 ) 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5. श्री रत्नेश सादा ( क्षेत्र सं०-74 ) 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
सभा सचिव इस समिति के सचिव होंगे । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 
बटेश्वर नाथ पाण्डेय , 

सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 338-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


